निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 143 ) 


22 माघ 1935 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 11 फरवरी 2014 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

19 अगस्त 2013 
सं0 18 / विविध - 46 / 2013 - 1436 (18) / स्वा० — चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण 
और प्रत्यारोपण करने से संबंधित विषयों, मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यवहार के निवारण के लिए और उससे संबंधित 
या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार विधान मंडल द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 ( 1994 का 
अधिनियम सं0 - 42 ) का अंगीकार, वर्ष, 2002 में किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया 
एवं यह बिहार राज्य में प्रवृत्त है । 

उक्त अधिनियम को राज्य में कार्यान्वित कराने हेतु भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली , 
1995 यथा संशोधित 2008 को राज्य में यथावत् लागू किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शंकर झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 143 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


